शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 4851 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 14दिसम्बर 2018 - अग्रहायण 23 , शक 1940 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 - 12 / 2018 / 18 . - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र . 23 सन् 1956 ) की 
धारा 432 - क तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 359 सहपठित धारा 358 
की उप - धारा (7 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 
(1986 का सं. 29 ) के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 में यथा परिकल्पित रीति से विस्तारित 
उत्पादक दायित्व के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकार , एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदर्श उप - विधियां बनाती है : 


आदर्श उप - विधियां 


संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - (1) ये उप - विधियां (नगर का नाम ) नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन (विस्तारित 
उत्पादक दायित्व ) उप - विधियां, 2018 कहलायेंगे । 

ये उप - विधियां यथास्थिति, संबंधित अधिनियम की धारा 432 - क या धारा 359 के अधीन स्थानीय 
नगरीय निकाय द्वारा इनके अंगीकरण किये जाने की तिथि से अथवा यथास्थिति, अधिनियम की 
धारा 432 - क या धारा 359 के अनुसार , जो भी पहले हो , राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से 
छ : माह के पश्चात् प्रवृत्त होंगे । 


2. 


- 


परिभाषायें . - ( 1 ) इन उप – विधियों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) - " अधिनियम " से अभिप्रेत है संदर्भ के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम , 

1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) और / या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्र . 37 
सन् 1961 ) समय - समय पर यथा संशोधित ; 
" शहर " से अभिप्रेत है स्थानीय नगरीय निकाय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकारिता में सम्मिलित 
क्षेत्र; 
" ई - अपशिष्ट " से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे परित्यक्त कम्प्यूटर , टेलीविजन , 
म्यूजिक सिस्टम , वाशिंग मशीन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ; 
" विस्तारित उत्पादक दायित्व " से अभिप्रेत है अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पादों के किसी 
उत्पादक का उन उत्पादों के जीवन काल के अंत तक जनित अपशिष्ट के पर्यावरण के 
अनुकूल प्रबंधन का दायित्व ; 


E 


, 


969 


970 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


MDठि 


( ड. ) "निपटान " से अभिप्रेत है अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पाद के अवशिष्ट भाग का नियमों के 

अनुसार विसर्जन , पुनःचक्रण, पुनःउपयोग तथा वैज्ञानिक निपटान ; 
" नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम की स्थिति में नगरपालिका 
आयुक्त तथा नगरपालिका और नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी; 
" उत्पादक " से अभिप्रेत है अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पादों के उत्पादक और इसमें सम्मिलित 
है शहर में ऐसे उत्पादों के वितरक ; 
" दायित्व " से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के दायित्व का सम्यक् निर्वहन 
करना । शब्द उत्तरदायी का अर्थ तद्नुसार होगा ; 
"नियम " से अभिप्रेत है पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का सं . 29) के अधीन 
बनाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय - समय पर यथा संशोधित ; 
" अनुसूची " से अभिप्रेत है इन उप – विधियों और इसके भाग के रूप में संलग्न अनुसूची; 
" स्थानीय नगरीय निकाय या यूएलबी से अभिप्रेत है संदर्भ के अनुसार, नगरपालिक 

निगम और / या नगरपालिका और / या नगर पंचायत , पृथक - पृथक या संयुक्त रूप से ; 
शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं , के वही अर्थ होंगे , जो कि 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क . 37 सन् 1961 ) 
एवं पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का सं . 29 ) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है । 


विस्तारित उत्पादक दायित्व . - ( 1 ) अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पादक के लिये यह बाध्यकर होगा 
कि वह स्वयं के व्यय से अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद के लिये विनिर्दिष्ट दायित्वों का निर्वहन करे । 
( 2 ) प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , 

उत्पादक की ओर से अपने दायित्वों के निर्वहन में विफलता, नियम और / या अधिनियम के अनुसार 
उसे दण्डित किये जाने के लिये दायी बनायेगा । 


विस्तारित उत्पादक दायित्व के अंतर्गत दायित्व की गणना. - (1 ) इन उप - विधियों और नियमों के 
अधीन समस्त राशियों के लिये दायित्व, यूएलबी के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर अवस्थित उत्पादकों पर होगा 
और यदि ये उत्पाद , अन्यत्र उत्पादित किये गये हों , तो दायित्व, ऐसे उत्पादों के स्थानीय वितरकों पर होगा । 

भुगतान की गई राशि की गणना उत्पाद शुल्क और / या माल और सेवा कर ( जी . एस . टी . ) के 

प्रयोजन हेतु संधारित अभिलेखों के आधार पर की जायेगी । 
( 3 ) यथास्थिति , उत्पादक / स्थानीय वितरक को यह विकल्प होगा कि वह या तो यूएलबी द्वारा 

संग्रहित अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान हेतु यूएलबी को संग्रहण शुल्क के भुगतान के पश्चात् 
वापस कर ले अथवा यूएलबी द्वारा समय - समय पर यथा निर्धारित निपटान की राशि का भुगतान 
यूएलबी को करे । 


प्रवर्तन अधिकारी , उनके कर्तव्य और शक्तियां. - ( 1) इन उप - विधियों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के 
प्रवर्तन हेतु नगरपालिका अधिकारी, एक ऐसे अधिकारी, जो सहायक अभियंता से निम्न श्रेणी का न हो , को 
प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा : 

___ परंतु यह कि नगरपालिका अधिकारी, एक से अधिक प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और 
उन्हें विशिष्ट क्षेत्र सौंप सकेगा : 

परंतु यह और कि यदि किसी अधिकारी को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया 
हो, तो नगरपालिका अधिकारी को प्रवर्तन अधिकारी माना जायेगा । 
( 2) प्रवर्तन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम तथा इन उप - विधियों के प्रावधानों का प्रवर्तन हो 

और उसमें इस हेतु शक्तियां वेष्ठित होगी । 
उपरोक्त उप - उप - विधि ( 2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , प्रवर्तन अधिकारी के 
कर्तव्य और शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे: 
( क ) इन नियमों तथा इन उप –विधियों में अन्तर्विष्ट अनुसार सभी हितधारकों में विस्तारित 

उत्पादक दायित्व ( इपीआर) से संबंधित प्रावधानों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना; 
इन उप - विधियों में यथा परिभाषित शहर में उत्पादकों के अभिलेख को संधारित करना ; 
उप - विधि 7 के अनुसार उत्पादक द्वारा संधारित इपीआर पंजी का समय - समय पर जांच 
करना; 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


970 ( 1 ) 


D 


( ड.) 


नगरपालिका की बकाया राशि की वसूली हेतु अधिनियम में उपबंधित अनुसार बकायादारों 
को नोटिस जारी करना और अनुपालन प्रवर्तित करना ; 
ऐसे समस्त कार्य करना, जैसा कि विस्तारित उत्पादक दायित्व से संबंधित नियमों तथा 
इन उप - विधियों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगरपालिका अधिकारी द्वारा निर्देशित किया 
जाये । 


भुगतान . - इन उप - विधियों के अधीन भुगतान , यूएलबी के अभिहित खाते में किया जायेगा जैसा कि 
नगरपालिका अधिकारी द्वारा सलाह दी जाये तथा इसका उपयोग, यूएलबी द्वारा केवल इन उप - विधियों के 
उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जायेगा । 


अभिलेख. - प्रत्येक उत्पादक , इन उप -विधियों के अधीन निर्वहित दायित्व का समुचित अभिलेख प्ररूप - 1 पर 
पंजी में संधारित करेगा, जिसे इपीआर पंजी कहा जायेगा, तथा जब भी मांग की जाये, उसे प्रवर्तन अधिकारी 
को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा । 


अपील . - (1) कोई भी व्यक्ति , जो प्रवर्तन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो , आदेश की प्राप्ति 
की तिथि से तीस दिनों की कालावधि के भीतर नगरपालिका अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा : 

परन्तु यह कि नगरपालिका अधिकारी स्वयं प्रवर्तन अधिकारी होने की दशा में , अपील अधिकारिता 
वाले संयुक्त संचालक के समक्ष की जा सकेगी । 

यथास्थिति , नगरपालिका अधिकारी अथवा अधिकारिता वाले संयुक्त संचालक के किसी आदेश के 
विरूद्ध अपील , नगरपालिक निगम की स्थिति में शासन तथा नगरपालिका एवं नगर पंचायत की 
स्थिति में संचालक के समक्ष आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की कालावधि के भीतर की जा 

सकेगी । 
( 3 ) यथास्थिति , संचालक या शासन का आदेश , अंतिम और बंधनकारी होगा । 


निर्वचन. - इन उप - विधियों में अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान के सही निर्वचन के संबंध में कोई संदेह होने की 
स्थिति में , नगरपालिका अधिकारी द्वारा शासन को संदर्भित किया जा सकेगा। शासन का निर्वचन , अंतिम 
और बंधनकारी होगा । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का , उप सचिव . 


अनुसूची 
( उपविधि 3 एवं नियम 17 देखिये ) 
उत्पाद तथा उत्पादकों का विस्तारित दायित्व 
। जनित अपशिष्ट | उत्पादकों का विस्तारित दायित्व 


स . क्र . 


उत्पाद 


- 


कांच के पात्र | संपूर्ण पात्र / कांच के | शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित बोतल पर रू . 
टुकडे 

10 / - प्रति कि . ग्रा . इपीआर शुल्क का यूएलबी को 

भुगतान । 
पाउच में बंद चिप्स तथा । | खाली पाउच मल्टी | (1 ) शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित पैकेजिंग 
अन्य तली हुई खाद्य लेयर पोलीमर (चिप्स सामग्री पर रू. 100 / - प्रति कि . ग्रा . इपीआर 
सामग्री 

आदि के पैकिंग में | शुल्क का यूएलबी को भुगतान । 
उपयोग होने वाला) | ( 2) प्रत्येक पाउच पर यह संदेश मुद्रित की जाये : 

" कूड़ा न फैलायें । 

अपने शहर को साफ रखें । " 
डीओडोरेन्ट, शेविंग फोम , | टीन , एरोसोल पैकिंग | शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित कन्टेनर पर रू . 
आफ्टर शेव लोशन, शीत | हेतु प्रयुक्त | 100 / - प्रति कि . ग्रा . इपीआर शुल्क का . यूएलबी को 
पेय आदि 

भुगतान । 
| थर्माकोल 

थर्माकोल के कण | शहरी क्षेत्रों में निर्मित या वितरित थर्माकोल पर रू . 
और टुकड़े | 20 / - प्रति कि . ग्रा . इपीआर शुल्क का यूएलबी को 

भुगतान । 


3. 


4 . 


970 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


5. 


पैकेट में बंद डेयरी प्लास्टिक पाउच (1 ) उत्पादक / वितरक द्वारा , जनित अपशिष्ट का 
उत्पाद; खाद्य तेल ; 

वापस संग्रह किया जायेगा और उचित निपटान 
हेतु ले जाया जायेगा इसमें सम्मिलित है 
पुनःचक्रण उद्योगों को सौंपना या जीएसटी के 
प्रयोजन हेतु खरीदी अभिलेख संधारित करने 
उपयोग में लायी गई पैकिंग सामग्री की रू . 
10 / - प्रति कि . ग्रा . इपीआर शुल्क का यूएलबी 

को भुगतान । 
( 2) प्रत्येक पाऊच पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में यह 

संदेश मुद्रित किया जायेगा: - “ उपयोग के 
पश्चात , कूड़ा न फैलायें , अपने शहर को साफ 

रखें । " 
6. | सेनिटरी नेपकिन उपयोग में लायी गई | उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लायी गई नेपकिन के 

सेनिटरी नेपकिन । सुरक्षित निपटान हेतु लिफाफा उपलब्ध कराना । 
___ 7. | डायपर ( बच्चा / वयस्क ) उपयोग में लाया गया 

डायपर 

( बच्चा / वयस्क ) 
8. | मोटर यान बैटरी 

उपयोग में लायी गई | जब नई बैटरी का विक्रय किया जाये तब 
मोटर यान बैटरी उत्पादक / वितरक को पुरानी बैटरी वापस लेनी 

होगी । पुरानी बैटरी का निपटान नियमानुसार 

वैज्ञानिक तरीके से करना होगा । 
9. शुष्क सेल 

उपयोग किया हुआ उत्पादक / वितरक द्वारा निःशुल्क सभी पुरानी बैटरी 
शुष्क सेल 

स्वीकार करना होगा जो यूएलबी या किसी व्यक्ति 
द्वारा उसे सौंपा जाये । पुरानी बैटरी का निपटान 

नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से करना होगा । 
10. | कांच का शीट 

टुटे कांच के टुकड़े उत्पादक / वितरक को कबाड़- दर पर पुराने कांच के 

कण स्वीकार करनी होगी जो यूएलबी या किसी 
व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये । कांच का पुनर्चक्रण 
करना होगा या नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से 

निपटान करना होगा । 
11. | सीरिंज , सूई 

उपयोग में लायी गई उत्पादक / वितरक को कबाड़ - दर पर उपयोग किया 
सीरिंज, सूई हुआ सीरिंज , सूई स्वीकार करना होगा जो यूएलबी 

या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये । सामग्री का 
पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार वैज्ञानिक 

तरीके से निपटान किया जायेगा । 
साईकल और 

साईकल और उत्पादक / वितरक को कबाड़ - दर पर साईकल और 
ऑटोमोबाईल के टायर ऑटोमोबाईल के ऑटोमोबाईल के फटे - पुराने टायर स्वीकार करने 
फटा - पुराना टायर होंगे जिसे यूएलबी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसे 

सौंपा जाये । सामग्री का पुनर्चक्रण किया जायेगा या 
नियमानुसार वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया 

जायेगा । 
13. | विद्युत बल्ब तथा ट्यूब ।| जले हुए विद्युत बल्ब उत्पादक / वितरक को कबाड़ - दर पर पुराने विद्युत 

और ट्यूब 

बल्ब और ट्यूब स्वीकार करना होगा जिसे यूएलबी 
या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये । सामग्री का 
पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार वैज्ञानिक 

तरीके से निपटान किया जायेगा । 
14 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट | उत्पादक / वितरक को कबाड़ - दर पर पुराने 
कम्प्यूटर , 

तथा अपशिष्ट के | इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को स्वीकार करना होगा जिसे 
टी. व्ही., वाशिंग मशीन 

अन्य रूप ; नालीदार | यूएलबी या किसी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपा जाये । 
इत्यादि 

पेपर बोर्ड बाक्स / | सामग्री का पुनर्चक्रण किया जायेगा या नियमानुसार 
सीट ; पॉलीथीन सीट , | वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जायेगा । 
बबल रेपर; थर्मोकोल 


12. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


970 ( 3 ) 


प्ररूप - 1 
( उपविधि 7 देखिये) 


इपीआर पंजी 


माह तथा वर्ष 


भुगतान किये जाने का 

विवरण 


छत्तीसगढ़ के शहरों में | यूएलबी को देय इपीआर 
उत्पादित / बिक्री की मात्रा 

शुल्क 
(कि . ग्रा. में ) 

रूपये में 
( तीन) 


(एक ) 


( चार ) 


अटल नगर , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 5 - 12 / 2018 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 - 12 / 2018 / 18 दिनांक 14 - 12 - 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 14th December 2018 


NOTIFICATION 


NO. F 5- 12 /2018/ 18 . — In exercise of the powers conferred by Section 432 - A of the Chhattisgarh 
Municipal Corporation Act , 1956 (No .23 of 1956 ) and Section 359 read with clause (a ) of sub -section ( 7) in 
Section 358 of the Chhattisgarh Municipalities Act , 1961 (No . 37 of 1961), the State Government, hereby , 
makes the following Model Bye - laws, for enforcement of the extended producer responsibility as envisaged 
in the Solid Waste Management Rules , 2016 , framed under the Environment (Protection ) Act , 1986 (No. 29 of 
1986), namely : 


MODEL BYE -LAWS 


1 . 


Short title and commencement. - (1) These bye -laws may be called the (Name of the City ) 
MunicipalWaste Management (Extended Producer Responsibility ) Bye - laws, 2018. 
( 2 ) These bye- laws shall come into force from the date of their adoption by the urban local 

body under Section 432 - A or Section 359 of the relevant Act , as the case may be , or after 
six months from the date of their publication in the Official Gazette , whichever is earlier, in 
terms of Section 432- A or Section 359 of the Act , as the case may be . 


2. 


Definitions. - (1) In these bye -laws, unless the context requires otherwise, 
( a ) ____ " Act means , according to the context, Chhattisgarh Municipal Corporation Act , 

1956, ( No . 23 of 1956 ) and/ or Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 ( No . 37 of 
1961) , as amended from time to time; 
" City " means the territory included in the admin istrative jurisdiction of the urban 
local body ; 
" e -waste " means electronic waste like condemned computers , televisions, music 
systems, washing machines and other electronic equipment; 
" Extended Producer Responsibility " means responsibility of any producer of 
products listed in the Schedule for environ mentally sound management of the 
waste generated , till end of life of the products ; 
" Disposal" means dismantling , recycling , reusing and scientific d isposal in 
accordance with the rules , of the residual parts of a product listed in the Schedule ; 


970 (4 ) 


ESATARVIĘ 216937, fetichi 14 fastal 2018 


" Municipal Officer" means the Municipal Commissioner in the case of Municipal 
Corporations and the Chief Municipal Officer in the case of Municipalities and 
Nagar Panchayats ; 
" Producer " means the producer of products listed in the Schedule and includes the 
distributors of such products in the city ; 
" Responsibility " means duly discharging the producer s responsibility specified in 
the Schedule . The word “ responsible ’ shall be construed accordingly ; 
" Rules " means the Solid Waste Management Rules , 2016 , framed under the 
Environment Protection Act , 1986 (No. 29 of 1986 ) as amended from time to time; 

" Schedule " means a Schedule appended to these bye- laws and forming a part of it; 
(k ) Urban Local Body or ULB means , according to the context, Municipal 

Corporation and / or Municipality and / or Nagar Panchayat , separately or 

collectively 
Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as 
assigned to them in the Solid Waste Management Rules , 2016 , the Chhattisgarh 
Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the Environment (Protection ) Act , 1986 
(No.29 of 1986 ), respectively . 


(2) 


Producer s extended responsibility. - ( 1) Every producer listed in the Schedule shall be bound to 
discharge at his own cost the responsibility specified against the product in the Schedule . 
( 2 ) Without prejudice to any other action under any other relevant law in force , the failure on 

the part of a producer to discharge his responsibility will make him liable for punishment 
according to the Rules and / or the Act . 


Computation of liability under extended producer s responsibility . - ( 1) The liability for all 
amounts under these bye - laws and the Rules shall be on producers located within the municipal area 
of the ULB , and if the product was manufactured elsewhere , the liability shall be on local 
distributors of such products. 
(2 ) The amount payable will be computed on the basis of the records maintained for the 

purpose of Excise Duty and /or Goods and Services Tax (GST ). 
· (3 ) The producer / local distributor, as the case may be, shall be free to either take back , after 

paying collection charges to the ULB , for scientific disposal the waste collected by the 
ULB , or to pay to the ULB the cost of disposal as may be fixed by the ULB from time to 
time. 


Enforcement Officers , their duties and powers . - ( 1 ) The Municipal Officer shall appoint an 
officer not below the rank of an Assistant Engineer as Enforcement Officer for enforcing the 
provisions contained in these bye- laws: 

Provided that the Municipal Officer may appoint more than one enforcement officer and 
assign to them specific territories : 

Provided further that if no officer has been appointed as Enforcement Officer then the 
Municipal Officer will be deemed to be the Enforcement Officer. 
(2 ) The enforcement officer shall ensure that the provisions of the Rules and these bye -laws are 

enforced and shall enjoy powers to this end . 
Without prejudice to the generality of sub -bye- law (2 ) above, the duties and powers of the 
enforcement officer shall include the following : 

To create awareness among all stakeholders regarding the provisions relating to 
extended producer responsibility ( EPR ) as contained in the rules and these bye 


laws ; 


To maintain a record of producers in the city as defined in these bye -laws; 
To examine from time to time the EPR Register maintained by the producer in 
terms of bye - law 7 ; 
To issue notices to defaulters and to enforce compliance as provided in the Act for 
recovery ofMunicipal dues ; 


Estira 1161931 , farlic 14 fartkop 2018 


970 ( 5 ) 


(e ) 


To do all such acts as may be directed by theMunicipal Officer for achievement of 
the object of the rules and these bye - laws relating to extended producer 
responsibility . 


o 


Payments. - Payments under these byelaws shall be made into the designated account of the ULB as 
may be advised by the Municipal Officer and shall be used by the ULB only for achieving the 
purposes of these bye -laws . 


i 


Records - Every producer shall maintain proper record of the responsibility discharged under these 
bye - laws in register on Form - 1, to be called the EPR Register, and make the same available to the 
Enforcement Officer for inspection as and when demanded . 


Appeal. - ( 1 ) Any person aggrieved by any order of the Enforcement Officer may prefer an 
appeal before the Municipal Officer within a period of thirty days from the date of receipt of the 
order: 

Provided that in case the Municipal Officer is himself the Enforcement Officer , the appeal 
shall lie before the jurisdictional Jo int Director. 
(2 ) An appeal against an order of the Municipal Officer , or the jurisdictional Joint Director, as 

the case may be , may be made within thirty days of receipt of the order before the 
Government in the case of Municipal Corporations , and the Director in the case of 

Municipalities and Nagar Panchayats . 
(3 ) The order of the Director or the Govern ment, as the case may be, shall be final and binding . 


Interpretation . - In the event of any doubt regarding the correct interpretation of any provision 
contained in these byelaws, a reference may be made to the Government by the Municipal Officer. 
The interpretation of the Government shall be final and binding . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA , Deputy Secretary . 


SCHEDULE 
(See bye-laws 3 and rule 17) 


Products and the Producer s Extended Responsibility 


Producer s Extended Responsibility 


Sl. No. 

(1 ) 


Product 

(2 ) 


(4 ) 


Waste Generated 

(3 ) 
| Whole containers / 

Broken glass pieces 


Glass containers 


Pay to the ULB a EPR Fee of Rs .10 / - per Kg 
of bottles manufactured or distributed in 
urban area . 


2 . 


Pouched chips and Empty pouches Multi - | (1) Pay to ULB a EPR Fee of Rs. 100 / - per 
other fried foodstuff | layer polymer (used for Kg of packaging material 
packaging chips, etc .) manufacturedor distributed in urban 

area . 
( 2 ) Print a message on every pouch : 

" Do not litter. Keep your city clean . " 
Deodorant, shaving | Tin , used for packing Pay to the ULB a EPR Fee of Rs. 100/ - per 
foam , after -shave aerosols 

Kg of containers manufactured or distributed 
lotion , soft drink , 

in urban area . 
etc . 


3 . 


4 


Thermocol 


Thermocolbits and 
pieces 


Pay to the ULB a EPR Fee of Rs. 20 /- per Kg 
of thermocol manufactured or distributed in 
| the urban area . 


970 (6 ) 


E 


TUIG 15149 , falia 14 fevral 2018 


5 . 


Plastic pouches 


Packaged Dairy 
Products, edible oil; 


(1 ) The producer/ distributor shall collect 

back and carry the waste generated , for 
proper disposal including despatch to 
re -cycling industries OR pay to the 
ULB a EPR Fee of Rs .10/- per Kg of 
packaging material used as per 
purchase records maintained for the 

purpose of GST . 
(2 ) On every pouch a message will be 

printed in English and Hindi:- " Do 
not litter after use. Keep your city 
clean " 


6 . 


Sanitary Napkins 
Diapers ( ch ild /adult ) 


Used Sanitary Napkins 
Used Diapers 
(child / adult ) 


Provide envelops for safe disposal of the 
used napkins by the user. 


Motor Vehicle 
Batteries 


Used Motor Vehicle 
Batteries 


Producer/distributor to take back old 
batteries when a new battery is sold . Old 
batteries to be disposed of in a scientific 
manner consistent with the Rules . 


Dry cells 


Used Dry cells 


Producer/ distributor to accept free of cost all 
old batteries handed to him by the ULB or 
any person . Old batteries to be disposed of 
in a scientific manner consistent with the 
Rules . 


Glass Sheets 


Broken glass pieces 


Producer/distributor to accept at scrap price 
all old glass bits handed to him by the ULB 
or any person . Glass to be recycled or 
disposed of in a scientific manner consistent 
with the Rules . 


11. 


Syringe, needles 


Used Syringe, needles 


Producer/ distributor to accept at scrap price 
all used syringe and needles handed to him 
by the ULB or any person . Material to be 
recycled or disposed of in a scientific 
manner consistent with the Rules . 


12 . 


| Tyres for bicycles 
and automobiles 


| Worn out Tyres for 
bicycles and 
automobiles 


Producer /distributor to accept at scrap price 
all old tyres handed to him by the ULB or 
any person . Material to be recycled or 
disposed of in a scientific manner consistent 
with the Rules . 


13 . 


Electric bulbs and 
tubes 


I Fused Electric bulbs and 

tubes 


Producer/ distributor to accept at scrap price 
all old electric bulbs and tubes handed to 
him by the ULB or any person . Material to 
be recycled or disposed of in a scientific 
manner consistent with the Rules . 


14 . 


Electronic products | e -waste and other forms 
like computers , TV , of waste ; Corrugated 
Washing Machine, paperboard boxes / 
etc 

sheets ; Polythene 
sheets , Bubble wrapper; 
Thermocol 


Producer/ distributor to accept at scrap price 
all old e - waste handed to him by the ULB or 
any person . Material to be recycled or 
disposed of in a scientific manner consistent 
with the Rules. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


970 ( 7 ) 


FORM - 1 
(See byelaws 7) 


EPR REGISTER 


Month and Year 


| 


Quantity manufactured 
sold in Chhattisgarh 

towns (in Kgs ) 


EPR Fee payable to 

ULB in Rs 


Details ofpayment made 


( iii) 


. 


( iv ) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018: 


